रजिस्ट्री संडी एल - 33004/99 


REGD. NO. D. L.-33004/99 


अपमेवजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण , 
EXTRAORDINARY 

भाग खण्ड 1 . 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , फरवरी 14 , 2011 / माघ 25 , 1932 
NEW DELHI, MONDAY , FEBRUARY 14 , 2011 /MAGHA 25 , 1932 


सं. 40] 
No. 40 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 14 फरवरी , 2011 

सं . 30 / 2009 -2014 ( आर ई- 2010 ) 
विषय : प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 में वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र से संबंधित पैराग्राफ 

4.24क में संशोधन । 

फा . सं. 01 / 94 / 180 / क्षेत्रवार समीक्षा - अध्याय 4 / ए एम 11 / पीसी - 4. - विदेश व्यापार नीति , 
2009 - 2014 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड - 1) , 2009 - 2014 
( आर ई -2010 ) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : . 


1. 


प्रक्रिया पुस्तक खण्ड- 1 के पैराग्राफ 4. 24क की क्रम सं0 ( ) की धारा में संशोधन : 


पूर्व की धारा : 

(i) " क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार पत्र जारी करते समय निम्नलिखित निविष्टियों के लिए 
तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता और विनिर्देशनों का उल्लेख करेगा :-.... 


संशोधित धारा 

(i) " प्राधिकार पत्र के मद्दे आयात खेप की निकासी के समय निर्यातक निम्नलिखित 
निविष्टियों के लिए तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता और विनिर्देशनों का उल्लेख करेगा जिन्हें 
सीमा - शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित प्रविष्टि बिल / बीजक में पृष्ठांकित किया 
जाएगा : -...... 


594 GI/ 2011 . 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


इस संशोधन का प्रभाव : इस संशोधन के द्वारा निर्यातक के पास ऐसी खेप की निकासी के लिए 
प्राधिकार पत्र में संशोधन के लिए विदेश व्यापार महानिदेशलय के क्षेत्रीय प्राधिकारी से सम्पर्क करने 
की आवश्यकता के बिना संगत निविष्टि ( निविष्टियों ) का आयात करने के लिए लचीलापन होगा । 
प्रक्रिया पुस्तक खण्ड -1 के पैराग्राफ 4. 24क की क्रम सं0 (i) की धारा में उल्लिखित निविष्टियाँ 
समान रहेंगी । 


2. प्रक्रिया पुस्तक , खण्ड-1 के पैराग्राफ 4.24क की क्रम सं0 (ii) की धारा की प्रथम पंक्ति में 
संशोधन : 


पूर्व की धारा 


(ii ) " पात्र हकदारी के भीतर कोई निर्यातक किसी लाइसेंसिंग वर्ष में एक अथवा एक से 
अधिक प्राधिकार पत्रों के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते कि एक पंजीकरण के पत्तन के मद्दे उसी 
उत्पाद समूह के लिए केवल एक प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकता है । " 


संशोधित धारा 

(i ) " पात्र हकदारी के भीतर कोई निर्यातक किसी लाइसेंसिंग वर्ष में एक अथवा एक से 
अधिक प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते कि एक पंजीकरण के पत्तन के मद्दे उसी 
उत्पाद समूह के लिए अधिकतम 5 प्राधिकार पत्र जारी किए जा सकते हैं । " 


इस संशोधन का प्रभाव : यह सुविधा निर्यातक को प्रति आयात के पत्तन, प्रति उत्पाद समूह 
वार्षिक आवश्यकता के लिए 5 अग्रिम प्राधिकार पत्रों तक का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी । पूर्व में 
निर्यातकों को प्रति आयात के पत्तन , प्रति उत्पाद समूह केवल एक प्राधिकार पत्र की अनुमति दी 
जाती थी । 


अनुप के. पूजारी, महानिदेशक , विदेश व्यापार 


. 


. 


- . .. 


[ MI- OS 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 
(DIRECTORATE GENERALOF FOREIGN TRADE) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 14th February, 2011 

No. 30 /2009 – 2014 (RE - 2010 ) 


Subject : Amendment in paragraph 4 .24A related to Advance Authorisation for Annual 

Requirement in HBP v1. 

F. No. 01 /94 /180/Sectoral Review - Chapter 4/AM 11 /PC -4 . - In exercise of the 
powers conferred under Paragraph 2 .4 of the Foreign Trade Policy, 2009 -2014, following 
amendments are being made in the Handbook of Procedures , Vol. 1, 2009 - 2014 (RE 2010 ). 


1. 


Amendment of clause at Sl. No. (i) of paragraph 4. 24A of HBP v1: 


N 


Earlier clause : 


(0) "RA while issuing Authorisation shall mention technical characteristics , quality 

and specifications in respect of following inputs : 


Amended clause : 


(0) “ At the time of clearance of the import consignment against the authorisation , 

exporter shall mention technical characteristics, quality and specifications which 
shall be endorsed in the Bill of Entry / invoice, duly attested by the Customs 
authority , in respect of following inputs : 


Effect of this amendment: 


By this amendment, exporter shall have the flexibility to import the relevant 
input(s ), without the need to approach the Regional authority of DGFT to amend 
the authorisation , for clearance of such consignment. Inputs mentioned in clause at 
Sl. No. (i) of paragraph 4 . 24A of HBP v1 remain the same. 


2 . 


Amendment in the 1st sentence of the clause at Sl. No. (iii) of paragraph 4 .24A of 
HBP , v1 : 


Earlier clause : 


(iii) "Within eligible entitlement, an exporter may apply for one or more than one 

authorisations in a licensing year , subject to condition that against one Port of 
registration , only one authorisation can be issued for same product group ." 


Amended clause : 


( iii) "Within eligible entitlement, an exporter may apply for one or more than one 

authorisation in a licensing year, subject to the condition that against one Port of 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART |- - Sec. 1] 


registration , not more than five authorisations can be issued for same product 


group . " 


Effect of this amendment: 


This facility shall enable the exporter to avail upto 5 Advance Authorisations for 
Annual requirement, per port of import, per product group . Earlier the exporters 
were permitted only one Authorisation per port of import, per product group . 


ANUP K . PUJARI, Director General of Foreign Trade 


M 


. . . 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


